निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 322 ) 


4 फाल्गुन 1936 ( 20 ) 
पटना , सोमवार , 23 फरवरी 2015 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग 


कार्यालय आदेश 


26 सितम्बर 2014 


सं0 कारा / प्रो०(स्थाo)- 10 - 48 / 2014- 287 — जिला अनुकम्पा समिति, जिला गोपालगंज की दिनांक 06.02. 
2014 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय ( उपसमाहता गोपालगंज के पत्रांक - 236 दिनांक 19.02.2014) के आलोक में 
अपर सचिव सह निदेशक( प्र0) के पत्रांक - 4964 दिनांक 12.09. 2014 द्वारा अनुशंसित श्री आफताब आलम को समूह “ग " 
( वर्ग - 3 के पद) में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान बैण्ड वेतन रु0 5200 - 20200 , ग्रेड पे रु0 1900 में 
निम्नलिखित शर्तों के साथ पदग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय मुजफ्फरपुर में 
पदस्थापित किया जाता है : 

(1) श्री आफताब आलम , पिता - स्व0 मो0 निजामुद्दीन निम्नांकित कागजात / अभिलेख के साथ प्रधान प्रोबेशन 
पदाधिकारी प्रक्षेत्रीय , जिला - प्रोबेशन कार्यालय मुजफ्फरपुर के समक्ष योगदान करेंगे : 

(i) असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र (मूलरूप 


में ) । 


( ii ) 


शैक्षणिक योग्यता, आयु से संबंधित मूल प्रमाण - पत्र एवं उसकी दो अभिप्रमाणित प्रतियाँ । 


( iii ) 


उन पर आश्रितों का भरण - पोषण एवं देखभाल का उत्तरदायित्व निर्वाह करने संबंधी घोषणा पत्र 
( मूलरूप में ) । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 फरवरी 2015 
(iv ) अनुमंडल पदाधिकारी / कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र की सभी प्रेषित 

प्रमाण -पत्र सही है तथा उनके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है तथा 

उनका आचरण प्रतिकुल नहीं है (मूलरूप में) । 
(2) उपर्युक्त अंकित प्रमाण - पत्रों एवं घोषणा पत्रों के साथ आदेश निर्गत की तिथि से 15 ( पन्द्रह) दिनों के 
अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे । निर्धारित अवधि तक उपर्युक्त औपचारिकता को पालन करते हुए योगदान नहीं करने 
पर इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी । 

___ (3) ( क) अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृत व्यक्ति के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि 
होगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी । 

( ख) गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति प्रमाणित होने अथवा जाँच के क्रम में 
किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी । 

(4) सामान्य प्रषासन विभाग के संकल्प सं0 – 2082 दिनांक 01. 04 . 2003 एवं पत्र संख्या - 1859 दिनांक 08.07. 
2006 में उल्लेखित विहित प्रावधानों के अनुपालन के पश्चात् ही वेतनादि का भुगतान किया जाएगा । 

(5) श्री आफताब आलम की नियुक्ति राज्य कर्मियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना हेतु निर्गत संकल्प 
सं0 - 1264 दिनांक 31.08. 2005 "बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना, 2005 " के अधीन होगा । 
( 6 ) पदभार ग्रहण के लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

आदेश से , 

( ह0) अस्पष्ट , 
निदेशक, प्रोबेशन चर्या। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 322 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic .in 


